निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 888 ) 


14 श्रावण 1937 ( श० ) 
पटना , बुधवार, 5 अगस्त 2015 

ty I a k ku fo Hackx 


अधिसूचना 

16 t - 2015 
सं० 22 / निसिo( पू0 ) - 01 - 14 / 2009 / 1357 _ श्री श्याम बिहारी राम , तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, जल 
निस्सरण अंचल , पूर्णियाँ के पदस्थापन अवधि के दौरान मधेपुरा जिला के कुमार खण्ड प्रखण्डान्तर्गत ललकुरिया चौर में 
ननपट्टी एवं लक्ष्मीपुर भगवती गाँव के पास बनाई गई पुल तथा गोरधुआ धार पर कुंजरटोली एवं सोने महाराज के 
समीप बनाई गई पुल पर बरती गयी अनियमितता के लिए श्री विजय कुमार सिंह , पूर्व स० वि० स० से प्राप्त परिवाद की 
जाँच उड़नदस्ता अंचल से कराई गई । उड़नदस्ता से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में निम्न आरोप प्रमाणित पाये गये: 

(1 ) स्थल से संग्रहित नमूनों के जाँचफल के आधार पर गोरधुआ धार के कुंजरटोली एवं सोने महाराज के 
नजदीक एकपथीय सेतु कार्य में सीमेन्ट एवं बालू की मात्रा का अनुपात निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप नहीं पाये गये । 

( 2) ईंट के नमूने के जाँचफल से घटिया ईंट का प्रमाण मिलना जो विशिष्टियों के अनुरूप नहीं है । 
( 3) खुली आँखों से सेतु के Super Structure में लोकल बालू व्यवहार में लाने का प्रमाण मिलना । 

( 4) कुंजरटोली पर निर्मित सेतु का ध्वस्त हो जाने का एकमात्र कारण घटिया सामग्री का व्यवहार एवं निर्धारित 
मात्रा में सीमेन्ट नहीं दिया जाना हो सकता है क्योंकि कोशी ब्रीज के बाद नदी का एक धारा यहाँ से प्रवाहित हुआ है 
एवं ध्वस्त स्थान के पास जाँच की तिथि में भी 150 " - 200 " की गहराई में पानी देखा गया । 

उपरोक्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री श्याम बिहारी राम, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, जल निस्सरण अंचल, 
पूर्णियाँ से स्पष्टीकरण की माँग की गयी । श्री राम से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर गयी । 
समीक्षोपरान्त श्री श्याम बिहारी राम द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करने , न्यून विशिष्टि का कार्य होने , गुण 
नियंत्रण में कमी होने के मामले में श्री राम से निरीक्षण / पर्यवेक्षण की कमी होना प्रमाणित पाया गया है । इसके लिए श्री 
श्याम बिहारी राम दोषी है । 

अतः उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए सम्यक समीक्षोपरान्त निम्न दण्ड देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया 
गया है: 

1 . " दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक । " 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 5 अगस्त 2015 
सरकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में श्री श्याम बिहारी राम, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, जल 
निस्सरण अंचल, पूर्णियाँ को निम्न दण्ड संसूचित किया जाता है: 
" दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक । " 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सतीश चन्द्र झा , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 888 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette.bih .nic .in 


